निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 548 ) 


20 आश्विन 1934 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 12 अक्तूबर 2012 


जल संसाधन विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 


4 अक्तूबर 2012 


सं0 5 / पी0 (यॉ०) 3 - 10 - 108 / 2012 - 2183 – परिवहन विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक प्र0 डब्लू0 टी0 
307 / 2012 परि0 - 3499 दिनांक 28.08. 12 तथा निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, जल संसाधन 
विभाग , बिहार के पत्रांक 2 / कय - 01 - 01 / 2012- 263 दिनांक 08 . 08.12 के आलोक में निदेशानुसार जल संसाधन 
विभाग के अधीन कार्यरत निम्नांकित कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित 
विभाग / निदेशालय में रिक्त पद के विरुद्ध अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रतिनियुक्त किया जाता है: 
कम नाम / व0 क0 / आई. डी . 

वर्तमान पदस्थापन 

प्रतिनियुक्ति से संबंधित स्थान 
सं0 कोड / गृह जिला / जन्मतिथि 
श्री राम नारायण / 314 / 2008 , | तकनीकी सलाहकार , सिंचाई | उप -निदेशक (यॉ०), कय भंडार एवं 

विद्युत - सह - यांत्रिक अंचल , पटना सामग्री प्रबंधन निदेशालय, जल 
समस्तीपुर / 22.01 .1954 

संसाधन विभाग , पटना 
श्री रविकांत शेखर / 

कार्यपालक अभियंता (यॉ०), कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ), 
640 / 2008, एम0530 सिंचाई यांत्रिक मो0 एंड 

अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, 
नालन्दा / 01.01. 1954 

डिस्पोजल प्रमंडल , पटना परिवहन विभाग , बिहार 


एम0519 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 अक्तूबर 2012 
2. प्रतिनियुक्त कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) को उक्त प्रतिनियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का विशेष / 
अतिरिक्त / वैयक्तिक वेतन / भत्ता देय नहीं होगा । 

3. प्रतिनियुक्त कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) की प्रतिनियुक्ति संबंधित विभाग / कार्यालय में योगदान की 
तिथि से प्रभावी मानी जाएगी । 

4. प्रतिनियुक्त कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक) पत्र प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन दिनों के अन्दर संबंधित 
विभाग / कार्यालय में अपना योगदान समर्पित कर योगदान - प्रतिवेदन / प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति जल संसाधन 
विभाग में समर्पित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
___ सुमीर कुमार चटर्जी, 
संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 548-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


